रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार 


REGISTERED No . D .L . - 33002 /99 


GOVERNMENT OF INDIA 


MundMARomemandsonam 


दिल्ली राजपन्न 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


। 


सं. 33 
No. 33) 


दिल्ली , सोमवार , फरवरी 29 , 2016 / फाल्गुन 10 , 1937 
DELHI, MONDAY, FEBRUARY 29 , 2016 /PHALGUNA 10 , 1937 


[ रा. रा. रा. क्षे. दि. सं. 214 

[ N . C . T . D . No. 214 


भाग - IV 

PART _ IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


गृह - I( पुलिस) / स्थापना विभाग 

. अधिसूचना 

दिल्ली, 29 फरवरी, 2016 
- एफ . सं . - 16 / 4 / 2015 / गृ0पु0 -I / स्था . / 8365 - 8367 . - दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34 ) की धारा 
147 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , दिल्ली 
पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली 1980 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 


1 . संक्षिप्त शीर्षक एवं 


ये नियम दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन ) नियमावली, 2016 कहलाएंगे । 


प्रारम्भ 


ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 


7 


में 


( 2 ) नियम 

सशोधन 


दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 (इसके पश्चात् मूल नियमावली 
के रूप में संदर्भित) के नियम - 7 के उप -नियम - 8 के खण्ड (iii ) के पश्चात् निम्न 
को सन्निविष्ट किया जाएगा: 
( iv ) “ समय - समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार महिला, हेतु आरक्षण" 


( 3) नियम 
सशोधन 


9 


में 


मूल नियमावली के नियम - 9 के उप - नियम (v) के खण्ड ( एफ ) के उप -- खण्ड (ii ) 
के पश्चात् निम्न को सन्निविष्ट किया जाएगा: 
(iii ) “ समय - समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार महिला , हेतु आरक्षण " 


( 4) नियम 
सशोधन 


10 


में 


मूल नियमावली के नियम - 10 के उप -नियम (7 ) के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित 
किया जाएगा: 


"(7) रिक्त पदों के आरक्षण तथा अन्य आवश्यकता: 


1031 DG/ 2016 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ Part IV 


( i) समय - समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित 
जनजाति, भूतपूर्व सैनिक आदि को आरक्षण । भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत 
कोटे में से , अर्थात् ऐसे कोटे का 50 प्रतिशत निम्नलिखित श्रेणियों के लिए आरक्षित 


होगाः 


( क ) विशेष / एनएसजी (विशेष कार्रवाई समूह) में काम कर चुके कर्मी, 
( ख ) कमांडो कोर्स में क्यू आई अर्हता प्राप्त प्रशिक्षक ग्रेड लिए हुए, 
( ग) जलसेना / वायुसेना के वो अधिकारी जो विशेष कमांडो इकाई में काम कर चुके 
हों । 
( ii ) सेवाकाल में / सेवानिवृत्त / मृत कर्मियों के बेटे / बेटियों के लिए आरक्षण ( उस 
वर्ष की रिक्तियों की संख्या का 5 % से अधिक नहीं) 
(iii ) समय - समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार महिला हेतु आरक्षण 


11 


में 


( 5 ) नियम 
सशोधन 


मूल नियमावली के नियम - 11 के अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी को सन्निविष्ट किया 
जाएगा: 


टिप्पणी: - इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में 
समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित 
जनजाति, महिला और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने 
के लिये अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


( 6) नियम 12 - क में 
सशोधन 


मूल नियमावली के नियम 12 - क के अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी को सन्निविष्ट 
किया जाएगा: 


टिप्पणी: - इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में 
समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित 
जनजाति , महिला और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने 
के लिये अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


( 7) नियम 17 - ख ( iv ) 
में सशोधन 


असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के लिए (टेलीप्रिन्टर ऑपरेटर ) ( प्रधान सिपाही ) मूल 
नियमावली के नियम 17 - ख ( iv ) के अन्त में निम्न टिप्पणी को सन्निविष्ट किया 
जाएगा: 


टिप्पणी: - इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में 
समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित 
जनजाति , महिला और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने 
के लिये अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


( 8) नियम 17 - ख 
( xiii ) में संशोधन 


मस्ट लस्कर ( प्रधान सिपाही ) के मूल नियमावली के नियम 17 - ख ( xiii) के अन्त में | 
निम्न टिप्पणी को सन्निविष्ट किया जाएगा: 


टिप्पणी: - इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में 
समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित 
जनजाति , महिला और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने 
के लिये अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


( ७ ) नियम 17 - ख 
( xiv) में सशोधन 


टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेटर (प्रधान सिपाही) के लिए मूल नियमावली के नियम 
17 - ख ( xiv ) के अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी को सन्निविष्ट किया जाएगा: 


टिप्पणी: - इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में 
समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित 
जनजाति , महिला और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने 
के लिये अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


(10 ) नियम 


17 - ख 


वर्कशॉप हेन्ड (सिपाही) के लिए मूल नियमावली के नियम 17 - ख ( xv ) के अन्त में 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(xv) में सशोधन 


निम्नलिखित टिप्पणी को सन्निविष्ट किया जाएगा: 


टिप्पणी: - इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में 
समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित 
जनजाति , महिला और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने 
के लिये अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


(11 ) नियम 17 - ख 
( xviii ) में संशोधन 


स्टोर क्लर्क ( प्रधान - सिपाही) के लिए मूल नियमावली के नियम 17 - ख ( xviii ) के 
अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी को सन्निविष्ट किया जाएगा: 


टिप्पणी: - इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में 
समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित 
जनजाति , महिला और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने 
के लिये अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


(12) नियम 18 ( i) में 
सशोधन 


ड्राफ्ट्स मैन ( उप - निरीक्षक ) के लिए मूल नियमावली के नियम 18( ii ) के अन्त में 
निम्नलिखित टिप्पणी को सन्निविष्ट किया जाएगा: 


टिप्पणी: - इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय 
पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजाति , 
महिला और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये 
अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ! 


(13 ) नियम 20 - क (1 ) 
में सशोधन 


सहायक उप - निरीक्षक (फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो) ( तकनीकी) के लिए मूल नियमावली के 
नियम 20 - क (I) के अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी को सन्निविष्ट किया जाएगा: 


टिप्पणी: - इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय 
पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजाति , 
महिला और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये 
अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल के नाम व उनके आदेशानुसार, 

यशपाल गर्ग, विशेष सचिव ( गृह ) 


HOME - I (POLICE )/ ESTABLISHMENT DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 29th February , 2016 
F . No. 16/ 4/ 2015/ HP-I / Estt ./ 8365- 8367. — In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 ) and ( 2 ) 
of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 ( 34 of 1978) , the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of 
Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police ( Appointment and Recruitment) Rules 
1980, namely : 


1 . Short title and 
commencement : -- - 


(1) These rules may be called the Delhi Police (Appointment and 

Recruitment (Amendment) Rules , 2016 . 


( 1 ) They shall come into force with effect from the date of their 

publication in the Delhi Gazette . 


( 2 ) Amendment of In the Delhi Police ( Appointment and Recruitment) Rules, 1980 ( hereinafter referred to as 
Rule 7 

principal Rules) in rule - 7 , in sub -rule 8, after clause ( iii ), the following shall be inserted , namely : 


( iv) “ For women , reservation as per orders issued by Government from time to time" 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


(3) Amendment of In the principal Rules, in Rule 9, in sub - rule (v ), in clause (f) after sub -clause ( ii), the following 
Rule 9 

shall be inserted namely : 
( iii) “ For women , reservation as per orders issued by Government from time to time" 


(4 ) Amendment of 
Rule 10 


In the principal Rules, in rule 10, for sub - rule ( 7 ), the following shall be substituted , namely : 
“ ( 7 ) Reservation of vacancies and other requirement: 

For Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Ex- servicemen etc . as per 
orders issued by Government from time to time. Out of the 10 % quota 
meant for Ex -servicemen , half, i.e. 50 % of such quota will be reserved 
for following categories : 
Having served in Special forces/NSG (Spl. Action Group ), 
Having received a QI Qualified Instructors grading in the commando 
course . 
Officers from the Navy / Air Force who have worked in the specialized 

Commando type units . 
( ii ) For sons/daughters of serving/ retired/deceased police personnel, not more 

than 5 % of vacancies in that recruitment year 
For women , reservation as per orders issued by Government from time to 
time" 


(5 ) . Amendment of 
Rule ! ! 


In the principal Rules, in rule - 11 , the following note shall be inserted in the end , namely : 
" Note - Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be 
provided for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, women and other special categories of persons 
in accordance with the order issued by the Government from time to time” . 


(6 ). Amendment of In the principal Rules, in rule - 12 - A , the following note shall be inserted in the end , namely : 
Rule 12 - A 

“ Note - Nothing in these rules shail affect reservation and other concessions required to be 
provided for Scheduled Castes / Scheduled Tribes , women and other special categories of persons 
in accordance with the order issued by the Government from time to time" 


( 7 ) . Amendment of in rule 17 - B (IV ) of the principal Rules for Assistant Wireless Operator ( Tele - Printer Operator) 
Rule 17 - B (IV ) (HC ) , the following note shall be inserted in the end, namely : 

“ Note - Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be 
provided for Scheduled Castes /Scheduled Tribes , women and other special categories of persons 
in accordance with the order issued by the Central Government” . 


( 8 ). Amendment of 
Rule 17- B (XIII ) 


In rule 17 - B (XIII) of the principal Rules for Mast Lasker (Head Constable ) , the following note 
shall be inserted in the end , namely : 
“ Note - Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be 
provided for Scheduled Castes / Scheduled Tribes, women and other special categories of persons 
in accordance with the order issued by the Government from time to time" . 


(9) Amendment of In rule 17 -B ( XIV ) of the principal Rules for Telephone Exchange Operator (Head Constable ), 
Rule 17 - B (XIV ) the following note shall be inserted in the end , namely : 

“Note - Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be 
provided for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, women and other special categories of persons 
in accordance with the order issued by the Government from time to time” . 


( 10 ) Amendment in rule 17- B (XV ) of the principal Rules for Workshop Hand ( Constable ), the following note 
of Rule 17 -B (XV ) 

shall be inserted in the end, namely : 


“ Note - Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be 
provided for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, women and other special categories of persons 
in accordance with the order issued by the Government from time to time” . 


(ii) Amendment in ruie 17 -B (XVIII ) of the principal Rules for Store Clerk (Head Constable ), the following note 
of Rule 17 - B shall be inserted in the end , namely : 
(XVIII) 

“ Note - Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be 
provided for Scheduled Castes /Scheduled Tribes , women and other special categories of persons 


PART IV 


!! 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


in accordance with the order issued by the Government from time to time” . 


(12 ). Amendment | In rule 18 ( ii) of the principal Rules for Draftsman ( Sub - Inspector ), the following note shall be 
of Rule 18 ( ii) inserted in the end , namely : 

“ Note - Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be 
provided for Scheduled Castes /Scheduled Tribes , women and other special categories of persons 
in accordance with the order issued by the Government from time to time” . 


( 13 ) Amendment 
of Rule 20 - A ( 1 ) 


In rule 20 -A ( 1 ) of the principalRules for ASI (Finger Print Bureau ) ( Tech .), the following note 
shall be inserted in the end , namely : 
“ Note - Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be 
provided for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, women and other special categories of persons 
in accordance with the order issued by the Government from time to time" . 


By Order and in the name of the 
Lieutenant Governor of the National 

Capital Territory of Delhi, 
YASHPAL GARG , Spi. Secy . (Home) 


10310G / 16 -2 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi -110054 . 


